शासन 


तासगः 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 798 ] 


रायपुर , शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर 2019 - अग्रहायण 2, शक 1941 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक F 3- 59 / 2019 / 9/ 55 - 4. - मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 ( 1994 कासं. 42 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 4) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजन के लिये पूर्व में गठित राज्य प्राधिकरण समिति 
का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 


(1) 
( 2) 


अधीक्षक , डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर, 
विभागाध्यक्ष , मेडिसीन विभाग,पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, 


मय 


( 3) 


विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग ,पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर , 


कस 


डॉ. संदीप दवे, एम . एस. सर्जन ( सदस्य ), 


डॉ . सुनंदाटेंगे, फॉरेंसिक विशेषज्ञ ( सदस्य ). 


उपरोक्त सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 में उल्लेखित में से वरिष्ठतम चिकित्सक, समिति के अध्यक्ष होंगे. 


प्रमुख सचिव / सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के प्रतिनिधि की उपस्थिति समिति की 
बैठक में अनिवार्य होगी . समिति , उक्त अधिनियम के उपबंधो के अनुसार अपने द्वारा किये गए कार्यों एवं ऐसे अन्य विषयों के संबंधोंमें राज्य शासन 
को प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस . एस. बाघे , उप - सचिव . 


1595 


1596 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


AtalNagar , the 23rd November 2019 


NOTIFICATION 


No. F 3 -59 /2019 /9 /55 -4 . In exercise of powers conferred by clause (b ) of sub -section (4 ) of Section 9 of the 
Transplantation of Human Organs Act 1994 (No. 42 of 1994 ), the State Government, hereby , reconstitute the previously 
constituted State Authorization Committee for the purposes of the provisions of the said Act , consist of the following 
members : 


(1) 


Superintendent, Dr. B . R . Ambedkar Memorial Hospital , Raipur , 


HOD ,Medicine Department, Pt. J. L . N .Medical College , Raipur, 


HOD , Pathology Department, Pt. J. L . N .Medical College, Raipur, 


Dr. Sandeep Dave , M . S . Surgeon (Member), 


Dr. Sunanda Dhenge, Forensic Expert (Member ). 


The Senior most physician among the above mentioned in serialNo. 1, 2 and 3 shall be the Chairman of the 
Committee. 


The presence of the representative of Principal Secretary /Secretary, Health and Family Welfare Department and 
representative of Director, Health Services shall be mandatory in themeeting of the Committee . The Committee 
shall submit a report every month to the State Government in relation to the work done by it and such other 
matters according to the provisions of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

__ S. S. BAGHE, Deputy Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 23 नवम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक F 3 - 59 / 2019 / 9 / 55 - 4. - मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का सं . 42 ) की धारा 13क की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन हेतु , राज्य 
सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य - सचिव 


प्रमुख सचिव / सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग 
डॉ. दक्षेश शाह, प्राध्यापक , पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर 
डॉ . निधि पाण्डेय , प्राध्यापक , पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर 
अपर संचालक / संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
श्रीमती माया सुरजन, पत्नी श्री ललित सुरजन , देशबंधु काम्पलेक्स रामसागरपारा, रायपुर 
श्रीमती इंदिरा मिश्रा, भा . प्र. से . की सेवानिवृत्त अधिकारी 
श्री अशोक कुमार गोयल, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
डॉ. योगेश जैन, शिशुरोगविशेषज्ञ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. एस. बाघे , उप - सचिव, 


STRUC TH48 , facilis 23 796R 2019 


1596 ( 1) 


Atal Nagar ,the 23rd November 2019 


NOTIFICATION 


No. F 3 - 59 /2019 / 9 /55 -4 . - In exercise of powers conferred under sub -section ( 1) of Section 13 A of the 
Transplantation of Human Organs Act , 1994 (No. 42 of 1994 ), the State Government, hereby, constitutes the State 
Advisory Committee for the purposes to advice the Appropriate Authority under the provisions of the said Act, consist 
of the following members : 


Chairman 


PrincipalSecretary /Secretary, DepartmentofHealth and Family Welfare 
and Medical Education 


Dr. Dakshesh Shah , Professor, Pt. J. L . N .MemorialMedical College ,Raipur 


- 


Member 


Dr. Nidhi Pandey, Professor, Pt. J. L . N . MemorialMedical College, Raipur 


Member 


Additional Director/ Joint Director, Department ofHealth and Family Welfare 


Member 
Secretary 


Member 


Smt.Maya Surjan , W /o Shri Lalit Surjan , Deshbandhu Complex , Ramsagarpara, - 
Raipur 


Smt. Indira Mishra, Retired IAS Officer 


Member 


Shri Ashok Kumar Goyal, Retired District and Sessions Judge 


Member 


Dr. Yogesh Jain , MD Pediatrician 


Member 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

S. S. BAGHE , Deputy Secretary. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


